निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 645 ) पटना, शुक्रवार , 5 अगस्त 2016 


सं0 एम - 4 -04/ 2016- 6225 /वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

4 अगस्त 2016 
विषयः- BIRSAC को Remote Sensing एवं GIS Services के क्षेत्र में राज्य क्रय संगठन घोषित 

किये जाने के सम्बन्ध में । । 

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास में सुदूर संवेदन चित्रों एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली 
( GIS ) तकनीक का समुचित उपयोग करने हेतु बिहार वित्त ( संशोधन ) नियमावली , 2005 के नियम- 129 
के अन्तर्गत Bihar Remote Sensing Application Centre ( BIRSAC ) को Remote Sensing एवं 
GIS Services के क्षेत्र में नोडल एजेंसी एवं राज्य क्रय संगठन नामित किया जाता है । । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 645 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


